निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 371 ) 


31 आषाढ़ 1931 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 22 जुलाई 2009 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

22 जुलाई 2009 
एस0 ओ0 138, दिनांक 22 जुलाई 2009 - बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 ( अधिनियम सं0 
35 / 1948 ) की धारा 10 की उप - धारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल राज्य के 
सभी कार्यरत एवं बन्द सिनेमागृहों के उत्क्रमण एवं आधुनिकीकरण हेतु , तत्संबंधी आवेदन प्राप्त होने की तिथि से दो 
वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके पूँजी निवेश के 75 प्रतिशत की वसूली (जिसकी गणना बिहार मनोरंजन कर 
अधिनियम , 1948 की धारा उख के अर्न्तगत देय राशि के आधार पर की जायेगी ) तक दोनो में जो पहले हो , 
मनोरंजन कर की वसूली से छूट प्रदान करते हैं । 

2. मनोरजंन कर से छूट प्रदान करने हेतु पूँजी निवेश की सीमा निम्नवत् होगी : 
( क ) धारा ख के वर्ग क के रूप में वर्गीकृत कोटि के लिए 

- 25 लाख 
( ख ) धारा उख के वर्ग ख के रूप में वर्गीकृत कोटि के लिए 

- 15 लाख 
( ग ) धारा उख के वर्ग ग के रूप में वर्गीकृत कोटि के लिए 

- 10 लाख 
( घ ) धारा ख के वर्ग घ के रूप में वर्गीकृत कोटि के लिए 

- 7. 5 लाख 
3. ( क ) सिनेमागृहों के उत्क्रमण एवं आधुनिकीकरण हेतु किये गये पूँजी निवेश का आकलन करने हेतु 
प्रत्येक जिला स्तर पर निम्नलिखित पदाधिकारियों की एक समिति होगी : 
( 1) संबंधित जिला के जिलाधिकारी 

अध्यक्ष 
( 2) भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता 

और उनकी अनुपस्थिति में जिला पदाधिकारी 
अन्य कार्य विभागों के कार्यपालक अभियंता को 
प्रतिनियुक्त करेंगे । 

सदस्य 
(3 ) वाणिज्य कर विभाग के संबंधित अंचल प्रभारी 

जो सहायक आयुक्त से अन्यून पंक्ति के होंगे । - सदस्य सचिव 
( ख ) सिनेमागृहों के आधुनिकीकरण तथा उत्क्रमण से हितबद्ध स्वामी प्राक्कलन के साथ अपना आवेदन 
समिति के सदस्य – सचिव को देंगे तथा सदस्य – सचिव तुरंत इसकी सूचना अध्यक्ष को देंगे और समिति एक माह के 
भीतर अपना निर्णय आवेदक को सूचित करेगी । सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में स्वामी, आधुनिकीकरण तथा 
उत्क्रमण का कार्य प्रारम्भ कर सकेंगे । 


बिहार गजट ( असाधारण), 22 जुलाई 2009 
( ग ) सिनेमागृहों के स्वामी आधुनिकीकरण तथा उत्क्रमण का कार्य पूरा होने की सूचना इस मद में हुए व्यय 
के पूर्ण विवरण साक्ष्य के साथ समिति के सदस्य – सचिव को देंगे तथा समिति दो माह के अन्दर वास्तविक पूँजी 
निवेश का आकलन कर अपना निर्णय स्वामी तथा सम्बन्धित अंचल को देगी । 

( घ ) अगर समिति दो माह के भीतर खंड (ग ) में अंतर्विष्ट विषय पर अपना निर्णय आवेदक को संसूचित 
नहीं करती है तो आधुनिकीकरण तथा व्यय के संबंध में सूचना देने की तिथि से 2 माह पूर्ण होने के पश्चात् वे इस 
अधिसूचना में अंतर्विष्ट विमुक्ति के हकदार होंगे । 
4. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी । 

( सं0 बिक्री - कर / संशोधन - 02 / 2007 - 2843 अनु0 ) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शुभकीर्ति मजुमदार, 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


22 जुलाई 2009 
एस0 ओ0 139 , एस0 ओ0 138, दिनांक 22 जुलाई 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद 
बिहार - राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के 
खण्ड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 बिक्री - कर / संशोधन - 02 / 2007 - 2843 अनु० ) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शुभकीर्ति मजुमदार, 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


1 recovel 


The 22nd July 2009 
S . O . 138 dated 22nd July , 2009 . — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of section - 10 of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Act 35 / 1948 ) the 
Governor of Bihar is pleased to exempt the running and closed cinema houses for 
upgradation and modernization thereof for a period of two years or recovery of 75 % of 
their capital investment (which will be calculated on the basis of tax payable under 
Section - 3B of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 ) which ever is earlier from the date 
of receipt of application in this behalf. 

2 . The limit of capital investment for exemption from recovery of Entertainment 
Tax shall be as follows : 

( a ) For the places classified in category (A ) under Section 3B - 25 lacs. 
(b ) For the places classified in category (B ) under Section 3B - 15 lacs. 
( c ) For the places classified in category (C ) under Section 3B - 10 lacs . 
( d ) For the places classified in Category ( D ) under Section 3B - 7 . 5 lacs 

3 . ( a ) There shall be a committee of the following officers at each district level 
for evaluation of capital investment for upgradation and modernisation of Cinema 
Houses 

( 1) District Officer of the concerned district – Chairman 
(2 ) Executive Engineer of Building Construction Deptt. or in his absence 

District Officer would depute Executive Engineer of other works 

Deptt . – Member 
( 3 ) Concerned Circle - Incharge of Commercial- Taxes Deptt, not below the 

rank of Assistant Commissioner – Member Secretary 
(b ) Proprietors interested in modernisation and upgradation of their Cinema 
Houses shall give an application with estimate to the Member Secretary and the Member 
Secretary will forthwith bring it to the notice of the Chairman and the committee will 
communicate its decision within one month to the applicant. In case of non - receipt of 
intimation , the proprietor may start modernization and upgradation work . 

(c ) The proprietor shall give intimation to the Member Secretary about the 
modernisation and upgradation with complete information of expenditure thereon 


PER JGIC (31HTERUT), 22 Iris 2009 


alongwith evidence and the committee within two months after evaluation of the real 
capital investment, shall intimate the decision to the proprietor and the concerned circle 
in - charge . 

(d ) If the committee within two months do not intimate its decision on the matter 
contained in clause ( c ) to the proprietor , then after completion of two months from the 
date of intimation in respect of modernisation and expenditure, he will be entitled to 
exemption contained in this Notification . 
4 . This notification shall come into force from the date of its issue . 

(No. Bikri- kar/Sanshodhan - 02 /07 - 2843 Anu .) 

By Order of the Governor of Bihar, 

SUBHAKIRTI MAJUMDAR , 
Commissioner -Cum - Principal Secretary. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JJC (31HTERUT ) 371- 571 + 500 - Stocogtoi 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


